निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 17 


23 वैशाख, 1931 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

13 मई, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-11 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


2 , 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी o , एम 0 ए 0 , 
एमएससी o , लॉ भाग-1 और 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई ०, डीपO-इन 
एड 0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 अप्रील 2009 
एस 0 ओ0 66 , दिनांक 13 मई 2009 — नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के 
नियम-8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3887 जे0, दिनांक 06.9.03 के द्वारा नियुक्त 
लेख्य प्रमाणक श्री रामचन्द्र सहनी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 06.9.08 से पुनः 
आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक 

लेख्य प्रमाणक अर्हता जिस क्षेत्र में अभियुक्ति 
पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत 
तिथि 

किया गया है 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री रामचन्द्र गुदरघाट , 

06.9.03 

एम ० ए ० समस्तीपुर जिला 
सहनी पे ० - श्रीपुर गहर 

बी 0एल0 
थाना - खानपुर 
जिला - समस्तीपुर 
व्यवहार न्यायालय , समस्तीपुर 

( सं 0 सं 0 - ए0नोट-24 / 01 /1410 जे ० ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

21 अप्रील 2009 
एस 0 ओ 0 67, एस0 ओ0 66 , दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -24/ 01 / 1410 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


3 


The 21st April 2009 
S.0.66, dated 13th may 2009 — In exercise of the powers conferred by section-5( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Chandra Sahni and whose 
detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in 
Law Department Notification no . 3887J. Dated 06.9.2003 to practice as notary again for the next five 
years from06-9-2008 . 
Name ofNotary Residential/ Date of which Qualification Area in Remarks 
Professional the name of 

which 
address Notary has 

Notary to 
been entered in 

practice. 
the Register 


2 


3 


4 


5 


6 


06-9-03 


M.A. 


Sri Ram Chandra 
Sahni 


Samastipur 
District. 


B.L. 


At - Gudarghat , 
P.O.- Sripur Gahar, 
P.S.- Khanpur, 
Distt -Samastipur , 
Civil Court, 
Samastipur 


( File no .- A/ Not - 24/ 01-1410J . ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec . to Government of Bihar. 


24 अप्रील 2009 
एस0 ओ 0 68 , दिनांक 13 मई 2009 — नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952 ) की धारा -5( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4393 जे0 , दिनांक 08.12.2000 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कुमार सत्येन्द्र नारायण सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 09.12.08 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी में अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता नाम अंकित होने की 

करने के लिए 
तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


08.12.2000 


सारण ( छपरा ) 


श्री कुमार सत्येन्द्र अधिवक्ता , नोटरी , 
नारायण सिंह व्यवहार न्यायालय, 

छपरा ( सारण ) 


बी 0 ए0 
एल.एल.बी. 


( सं 0 सं0 - ए0नोट -50 / 98 / 1424 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव। 


4 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


24 अप्रील 2009 


एस 0 ओ0 69 , एस0 ओ0 68 , दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 


से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 


उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -50 /98/ 1424 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

The 24th April 2009 
S.O.68 , dated 13th may 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kumar Satyendra Narayan 
Singh , Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed 
under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 


1956 by the State Government in Law Department Notification no . 4393J . Dated 08.12.2000 to practice 


as notary again for the next five years from 09.12.2008 . 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which the 
name of Notary has 
been entered in the 
Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice. 

5 


1 


2 


4 


6 


08-12-2000 


Sri Kumar 
Satyendra 
Narayan Singh 


Advocate , 
Notary, Saran 
( Chapra ) 


B.A. 
L.L.B. 


Saran 
( Chapra ) 


( File no . - A/ Not - 50 / 98 / 1424J. ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec. to Government of Bihar. 


27 अप्रील 2009 


एस0 ओ0 70 , दिनांक 13 मई 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 


1956 के नियम -8 के उप नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -4404 जे0, दिनांक 26.9.2000 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
26.9.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


5 


आवासीय एवं व्यवसायिक 


अर्हता 


अभियुक्ति 


लेख्य 
प्रमाणक के 


पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित 
होने की तिथि 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 

करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


26.9.2000 


श्री विजेन्द्र 
प्रसाद सिंह 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


डिहरी ऑन सोन 
अनुमंडल 


साकेत सदन , स्टेशन रोड , 
पो ० - डालमियां नगर , 
जिला- रोहतास , अनुमंडलीय 
न्यायालय , डिहरी ऑन सोन 


( सं 0 सं0 - ए नोट -36 / 97/ 1462 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


27 अप्रील 2009 


एस0 ओ0 71, एस0 ओ0 70, दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -36/ 97/ 1462 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

The 27th April 2009 
S.0.70 , dated 13th may 2009 — In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Brijendra Prasad Singh and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 4404J. Dated 26-9-2000 to practice as notary again for 
the next five years from 26-9-2008 . 
Name of Notary 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional address name of Notary 

which 
has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice. 
2 

3 

4 

5 

6 


26.9.2000 


Sri Brijendra 
Prasad Singh 


B.Sc. 
L.L.B. 


Dehri on 
Son 
Subdivision 


Saket Sadan , 

Station road, 
P.O.-Dalmianagar, 
Distt.- Rohtas, 
Subdivisional Court , 
Dihri on Son 
Distt. - Rohtas 


( File no .- A/ Not -36/ 97/ 1462J . ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec . to Government of Bihar . 


6 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


27 अप्रील 2009 


एस 0 ओ0 72, दिनांक 13 मई 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के 
नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -4171 जे0 , दिनांक 02.12.1998 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री दशरथ प्रसाद महतो जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
02.12.2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


अर्हता 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


अभियुक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित 
होने की तिथि 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 

करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री दशरथ 


02.12.1998 


लखीसराय जिला 


अधिवक्ता , नोटरी , 
व्यवहार न्यायालय, 
लखीसराय , 
जिला - लखीसराय 


बी 0 ए0 
एल0 एल 0 बी 0 


प्रसाद महतो 


( सं 0 सं 0 - ए0 नोट-83 /94/ 1464 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

27 अप्रील 2009 
एस0 ओ0 73, एस 0 ओ0 72, दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 -एनोट-83 /94/ 1464 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

The 27th April 2009 
S.0.72, dated 13th may 2009 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dashrath Prasad Mahto and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 


Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 4171J. Dated 02-12-1998 to practice as notary again for 


the next five years from 02.12.2006 . 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


7 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residential/ 
Professional address 


Date of which 
the name of 

Notary has 
been entered in 

the Register 


Area in which 

Notary to 
practice . 


2 


3 


4 


5 


6 


02.12.1998 


B.A. Hons 


Lakhisarai Distt. 


Sri Dashrath 
Prasad Mahto 


Advocate , Notary , 
Civil Court, Lakhisarai, 
Distt. - Lakhisarai 


L.L.B. 


( File no . - A / Not - 83/94/1464J . ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec. to Government of Bihar. 


30 अप्रील 2009 
एस0 ओ0 74, दिनांक 13 मई 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के 
नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3548 जे0, दिनांक 19.9.2000 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शम्भू प्रसाद सिन्हा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
19.9.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए 
होने की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री शम्भू प्र0 सिन्हा अधिवक्ता, पूर्णिया | 19.9.2000 


एल 0 एल 0 बी 0 पूर्णिया जिला 


( सं0 सं0 - ए0 नोट -12 /98 / 1501 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

30 अप्रील 2009 
एस 0 ओ0 75, एस 0 ओ 0 74, दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0 / नोट -12 /98/ 1501 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

The 30th April 2009 
S.O.74 , dated 13th may 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Pd . Sinha and whose 
detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State Government in 


8 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


Law Department Notification no . 3548J. Dated 19-9-2000 to practice as notary again for the next five 
years from19-9-2008 . 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which the 
name of Notary has 
been entered in the 

Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice . 

5 


2 


4 


6 


19.9.2000 


L.L.B. 


Purnia Distt. 


Sri Shambhu Pd . 
Sinha 


Advocate , 
Purnia 


( File no . - A/ Not -12/ 98 /1501J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec. to Government of Bihar. 


4 मई 2009 
एस 0 ओ 0 76 , दिनांक 13 मई 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के 
नियम-8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -1018 जे0 , दिनांक 16.3.02 के द्वारा नियुक्त 
लेख्य प्रमाणक श्री प्रकाश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
16.3.07 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए 
होने की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री प्रकाश 


16.3.2002 


गया जिला 


अधिवक्ता, 
व्यवहार न्यायालय , गया 


बी ० कॉम 
एल 0 एल0 बी 0 


कुमार गुप्ता 


( सं 0 सं0 - एछनोट -13 / 99 / 1532 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

4 मई 2009 
एस 0 ओ 0 77 , एस0 ओ0 76 , दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -13/ 99/ 1532 जे० ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


9 


The 4th May 2009 
S.0.76, dated 13th may 2009 - In exercise of the powers conferred by section- 5( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prakash Kumar Gupta and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 1018J. Dated 16.3.02 to practice as notary again forthe 
next five 

years from16.3.92007. 
Name of Notary 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice . 
2 

3 

4 5 

6 


16.3.2002 


Sri Prakash 
Kumar Gupta 


Advocate, Civill 
Court , Gaya 


B.Com . 
L.L.B. 


Gaya Distt. 


( File no .- A/ Not - 13 / 99 /1532J .) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec . to Government of Bihar. 


4 मई 2009 
एस 0 ओ0 78, दिनांक 13 मई 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -5101, दिनांक 16.10.1996 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ललित कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित 
है , को दिनांक 16.10.99 से 15.10.2002 , दिनांक 16.10.2002 से 15.10.2007 एवं दिनांक 16.10.07 से पुनः आगामी 
पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि 

किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री ललित कुमार अधिवक्ता , व्यवहार 16.10.96 

बीकॉम 

गया जिला 
वर्मा न्यायालय , गया 

एल0 एल 0 बी 0 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-45 /93/ 1533 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

4 मई 2009 
एस 0 ओ0 79 , एस0 ओ0 78, दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट0-45/ 93/ 1533 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


10 


बिहार गजट , 13 मई 2009 


The 4th May 2009 
S.O.78, dated 13th may 2009 — In exercise of the powers conferred by section- 5( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lalit Kumar Verma, Advocate 
and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 5101. Dated 16.10.96 to practice as notary again from 
16.10.99 to 15.10.2002 , from 16.10.02 to 15.10.07 and for the next five years from 16.10.2007. 
Name of Notary Residential/ Date of which Qualification Area in which Remarks 
Professional the name of 

Notary to 
address Notary has 

practice . 
been entered in 

the Register 
1 2 3 4 

5 

6 


16.10.1996 


Sri Lalit Kumar 
Verma 


Advocate , Civil 
Court, Gaya 


B.Com. 
L.L.B. 


Gaya Distt . 


( File no . - A / Not - 45 /93/1533J. ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA, 
Sec. to Government of Bihar. 


4 मई 2009 
एस0 ओ0 80 , दिनांक 13 मई 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के 
नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4742, दिनांक 24.11.2003 के द्वारा नियुक्त 
लेख्य प्रमाणक श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24. 
11.08 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए 
होने की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री अरविन्द कुमार अधिवक्ता, व्यवहार 24.11.03 

बी 0 ए0 

गया जिला 
न्यायालय , गया 

एल 0 एल 0 बी 0 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-109/ 2000 / 1534 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

4 मई 2009 
एस0 ओ0 81, एस 0 ओ0 80, दिनांक 13 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट0-109 / 2000/ 1534 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव । 


PER JUIC , 13 H $ 2009 


11 


The 4th May 2009 
S.O.80 , dated 13th may 2009 — IIn exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arbind Kumar and whose detail 
according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries Act , 
1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law 
Department Notification no . 4742. Dated 24.11.2003 to practice as notary again for the next five years 
from 24.11.2008 . 
Name ofNotary 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary has 

which Notary 
address been entered in the 

to practice. 
Register 


2 


3 


4 


5 


6 


24.11.03 


Sri Arbind Kumar Advocate , 

Civil Court, 
Gaya 


B.A. 
L.L.B. 


Gaya Distt. 


(File no .- A /Not- 109/2000 / 1534J.) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , 
Sec. to Government of Bihar . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIGIT , 8—571 + 45 -socogtoi 


